सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ , 19 3 8 ( श०) 


संख्या 4 2 2 राँची, मंगलवार, 


7 जून , 20 16 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 
25 मई , 2 0 16 


संख्या- 1/ स्था ./ न . वि ./ न्या ./ 104/ 2008 - 2869 --नगर विकास एवं आवास विभाग , 
झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या- 4386 , दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 के क्रम में 
सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के 
कर्मचारियों की चतुर्थ वेतन आयोग एवं पंचम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में 
वेतन निर्धारण का कार्य जिला स्तर पर जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा किये जायेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

राहुल कुमार , 
सरकार के अवर सचिव | 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 2 2 - 50 । 


